12 


2022 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 20 , 1985 (SRYN . 29 , 1907 SAKA ) 


[ PART I 


क्रमांक 871 - ज-(2) -85 / 24090.- श्री कंवर सैन , पुत्र श्री उग्रसैन, गांय राजान पाना , तहसील व जिला भिवानी, 
की दिनांक 7 दिसम्बर, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया है ) की धारा 4 एवं 

( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1)( ए)( 1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कंवरसैन की मुब्लिग 550 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1563- ज-I- 76/ 26916, दिनांक 26 अगस्त , 1976 तथा 
178 9- ज-I-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधा श्रीमती सुमित्रा देबी के 
नाम खरीफ़ , 1985 से 350 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 929 ज( 2)-85/24094.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए) ( 1 ) तथा 3( 1 )( ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती मनकौरी , विधवा श्री लहरी राम , गांव गोठड़ा, तहसील दादरी , 
जिला भिवानी, को खरीफ़ , 1975 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत 
की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार, सहर्ष प्रदान करते हैं । 

मो ० पी ० सांगड़ा , 
अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
श्रम तथा रोजगार विभाग 


दिनांक 18 जुलाई, 1985 


क्रमांक 10 ( 15 ) 82-5 श्रम.-- चूंकि हरियाणा सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग अधिसूचना संख्या 10 ( 15 ) 82 
5 - श्रम , दिनांक 9 जुलाई, 1984 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र 9 जुलाई, 1984 में प्रकाशित की गई थी और चूंकि छह मास 
की अवधि व्यतीत हो चुकी है । 

2. इसलिए अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का केन्द्रीय अधिनियम 34 ) की धारा -1 की उप धारा 
[ ( 5 ) द्वारा प्रदान की गई [ शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा 

के राज्यपाल , कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित अनुसूचि में उल्लिखित 
स्थापनाओं के वर्गों के बारे दिनांक 1 अगस्त , 1985 ( माध्य रात्री दिनांक 31 जुलाई, 1985 ) से उक्त अधिनियम के उपबन्धों को 
इसके द्वारा लाग करने के आदेश देते हैं : 


-- 


अनुसूची 


त्रमांक 


स्थापना का वर्णन 


क्षेत्र जहां पर स्थापना स्थित है 


राजस्व ग्राम 


हदबस्त 

नं ० 


26 


1. किला जफरगढ़ 
2. बुढ़ाखेड़ा लाठर 
(जिला जीन्द में ) 


31 


1 कोई परिसर और कस सीमायें जहां पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन दस 

अथवा दस रेसे अधिक व्यक्ति लेकिन बीस से कम व्यक्ति मजदूरों पर नियोजित 
हो अथवा नियोजित रहे थे और जिसे किसी भी भाग में उत्पादन ( मन्यु फैक्यरिंग ) 
प्रतित्रिया में शक्ति का प्रयोग हो रहा हो अथवा फैक्टरी साधारणतः शक्ति से 
चलई जाती है । लेकिन खान अधिनियम , 1952 के तहत खाने अथवा रेल रनिंग 
शैड या कोई ऐसी स्थापना शामिल नहीं है जो पूर्णतः कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम 1948 की धारा 2 के खण्ड 12 में उल्लखित किसी एक अथवा 

उत्पादन प्रतियां में लगी हो । 
2 कोई परिसर और उसकी सीमायें जहां पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन बीस अथवा 

बीस से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हों अथवा नियोजित रहे थे और 


जैसा कि ऊपर कहा गया 


PARTIO 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 20 , 1985 (SRVN . 29 , 1907 SAKA ) 


2023 


1 


2 


3 


जिसके किसी भी भाग में उत्पादन प्रतिक्रिया में शक्ति का प्रयोग नहीं होता है अथवा 
फैक्टरी साधारणत : बिना शक्ति की सहायता से चलाई जाती है लेकिन खान 
अधिनियम , 1963 के तहत खाने अथवा रेलवे रनिंग शैड या कोई ऐसी स्थापना 
शामिल नहीं है जो पूर्णतः कर्मचारी. राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 2 के 
खण्ड में उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक उत्पादन प्रतिक्रिया में लगी हो । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है । 


3 निम्नलिखित संस्थापनायें जिनमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन बीस अथवा 

बीस से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हों अथवा नियोजित रहे थे : 


( 1 ) सिनेमा और पूर्व दर्शन थियेटर 


( 2 ) होटल और रेस्तरां 


( 3 ) दुकानों 


( 4 ) सड़क मोटर परिवहन स्थापनायें 


( 5 ) श्रम जीवी पत्रकार ( सेवा की शर्त और विविध उपबन्ध अधिनियम , 

1955 ) की धारा 2( ब ) में यथा परिभाषित समाचार पत्र स्थापनायें । 


दिनांक 9 जुलाई, 1985 


संख्या 10( 29 ) 85-5 श्रम.-- कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम , 1948 ( 1948 का केन्द्रीय अधिनियम, 34 ) 
की धारा -1 की उप -धारा ( 5 ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग 
करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित अनुसूचि 
में उल्लेखित स्थापनाओं के वर्गों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छः मास के बाद उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
लागू करने के इरादे का नोटिस इसके द्वारा देते हैं । 


- 


अनुसूची 


क्रम संख्या 


स्थापना का वर्णन 


क्षेत्र जहां पर स्थापनायें स्थित हैं 


1 


2 


3 


1 


ग्राम बसई , हदबस्त नं 0 50 
ग्राम नरसिंगपुर, हदबस्त नं 0 102 
(जिला गुड़गांव में ) । 


1 कोई परिसर और उसकी सीमायें जहां पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन दस अथवा 

दस से अधिक व्यक्ति लेकिन बीस से कम व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित हों अथवा 
नियोजित रहे थे और जिसके किसी भी भाग में उत्पादन ( मैन्यूफैक्चरिंग ) प्रक्रितया 
में शक्ति का प्रयोग हो रहा हो अथवा फैक्टरी साधारणतः शक्ति से चलाई जाती 
हो लेकिन खान अधिनियम , 1952 ( 1952 का 33 ) के तहत खाने अथवा 
रेल रनिंग शैड या कोई ऐसी स्थापना शामिल नहीं है जो पूर्णतः कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1947 का 34 ) की धारा 2 के खण्ड 12 में उल्लिखित 
किसी एक अथवा उत्पादन प्रक्रिया में लगी हो । 


2 . 


कोई परिसर और उसकी सीमायें जहां पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन बीस जैसा कि ऊपर कहा गया है । 
अथवा बीस से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हों अथवा नियोजित रहे 
थे और जिसके किसी भी भाग में उत्पादन प्रक्रिया में शक्ति का प्रयोग नहीं होता है 
अथवा फैक्टरी साधारणतः बिना शक्ति की सहायता से चलाई जाती है लेकिन 


2024 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 20 , 1985 (SRVN. 29 , 1907 SAKA) 


[ PART 1 


1 


-2 


3 


खान अधिनियम , 1952 ( 1952 का 35 ) के तहत खाने अथवा रेलवे रनिंग 
शैड या कोई एसी स्थापना शामिल नहीं है जो पूर्णतः कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 2 के खण्ड में उल्लिखित किसी 
एक अथवा अधिक उत्पादन प्रक्रिया में लगी हो । 


3 


जैसा कि ऊपर कहा गया है । 


निम्नलिखित स्थापनायें जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन बीस अथवा 
बीस से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हों अथवा नियोजित रहे थे : 


( 1 ) सिनेमा और पूर्वदर्शन थियेटर 


( 2 ) होटल और रेस्तरां 


( 3 ) दुकानें 


( 4 ) सड़क मोटर परिवहन स्थापनायें 


( 5 ) श्रम जीवी पत्रकार ( सेवा की शर्ते और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 ) 

( 1956 का 45 ) की धारा 2( घ ) में यथा परिभाषित समाचार-पत्र स्थापनायें । 


दिनांक 18 जुलाई, 1985 


क्रमांक 10 ( 182) -82-5 श्रम.-- चूंकि हरियाणा सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग अधिसूचना संख्या 10 ( 182 ) 
82-5 श्रम , दिनांक 28 दिसम्बर, 1982 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र 1 फरवरी , 1983 में प्रकाशित की गई थी और चंकि छ: 
मास की अवधि व्यतीत हो चुकी है । 


इसलिए , अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 1 की उप -धारा ( 5 ) 
द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित स्थापनाओं के वर्गों के 
बारे दिनांक 1 अगस्त , 1985 ( मध्य रात्रि दिनांक 31 जुलाई, 1985 ) से उक्त अधिनियम के उपबन्धों को इसके द्वारा लागू करने 
के आदेश देते हैं : --- 


अनुसूची 


क्रमांक 


स्थापना का वर्णन 


क्षेत्र जहां पर स्थापना स्थित है 


हदबस्त नं ० 


62 


100 


63 


राजस्व ग्राम 
अम्बाला छावनी 
रामपुर 
बेबियाल 
जनैतपुर 
नांगल 
मनहेरा 
(जिला अम्बाला में ) । 


1 कोई परिसर और उसकी सीमायें जहां पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन दस 

अथवा दस से अधिक व्यक्ति लेकिन बीस से कम व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित हों 
अथवा नियोजित रहे थे और जिसे किसी भी भाग में उत्पादन. ( मैनुफैक्चरिंग ) 
प्रतिक्रिया में शक्ति का प्रयोग हो रहा हो अथवा फैक्टरी साधारणतः शक्ति से चलाई 
जाती है लेकिन खान अधिनियम, 1952 के तहत खाने अथवा रेल रनिंग शैड या 
कोई ऐसी स्थापना शामिल नहीं है जो पूर्णतः कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
1948 की धारा 2 के खण्ड 12 में उल्लिखित किसी एक अथवा उत्पादन प्रतिक्रिया 
में लगी हो । 


45 


102 


105 


PART II 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 20 , 1985-(SRVN. 29 , 1907 SAKA) 


2025 


1 


2 


3 


जैसा कि ऊपर कहा गया है । 


- 


2 कोई परिसर और उसकी सीमायें जहां पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन बीस अथवा 

बीस से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हों अथवा नियोजित रहे थे और 

जिसके किसी भी भाग में उत्पादन प्रतिक्रिया में शक्ति का प्रयोग नहीं होता है 
4 अथवा फैक्टरी साधारणतः बिना शक्ति की सहायता से चलाई जाती है लेकिन खान 

अधिनियम, 1962 के तहत खाने अथवा रेलवे रनिंग शैड या कोई ऐसी स्थापना 
शामिल नहीं है जो पूर्णत : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 की धारा 2 के 
खण्ड में उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक उत्पादन प्रतिक्रिया में लगी हो । 


Kamasage 


जैसा कि ऊपर कहा गया है । 


3 निम्नलिखित संस्थापनायें जिनमें पूर्ववर्ती बारह माह में किसी भी दिन बीस अथवा 

बीस से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हों अथवा नियोजित रहे थे 


-- 


( 1 ) सिनेमा और पूर्व दर्शन थियेटर 


( 2) होटल और रेस्तरां 


( 3) दुकानों 


( 4 ) सड़क मोटर परिवहन स्थापनायें 


( 5) श्रम जीवी पत्रकार ( सेवा की शर्ते और विविध उपबन्ध अधिनियम , 19 55 ) 

की धारा 2( ब ) में यथा-परिभाषित समाचार - पत्र स्थापनायें । 


कुलवन्त सिंह, 


वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDING AND ROADS BRANCH 
CHANDIGARH CIRCLE 

The 8th August, 1985 
No. 488 / S.E.Chandigarh Circle , Hr. P.W.D. B. & R. Br . Chandigarh . - Whereas the Governor of 
Haryana is satisfied that the land specified below is needed by the Govt, at public expense, for the 
public purpose , namely constg . link roadfrom village Mansa Devi to village Suketri to U. T. 
Border, Tehsil Kalka, district Ambala , it is hereby declared that the land described in the specification 
below is required for the aforesaid purpose . 

This declaration is made under the provision of section VI of the Land Acquisition Act, 1894 , 
to all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the Land Acquisi 
tion Collector , Haryana , P.W.D., B. & R. Braneh , Ambala Cantt is hereby directed to take order for the 
acquisition of the said land . 

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Haryana , P.W.D :, 
B. & R. Branch, Ambala Cantt and Executive Engineer , Chandigarh Provl . Division, Chandigarh. 

SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Locality / 
Village 


Hadbast 

No. 


Khasra Nos . 


Area in 

acres 


Ambala 


Kalka 


Suketri 


376 


3.83 


147 


148 


1 


1 1 


2 


2 


2 


3 . 


17737 


2026 


HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 20, 1985 ( SRVN . 29 , 1907 SAKA ) 


I PART 1 


District 


Tehsil 


Khasra Nos. 


Locality / 

Village 


Hadbast Area in 
No. acres 


Ambala 

concld 


Kalka— 
concld 


Suketri , 
concld 


376— 
concld 


148 


3 


5 


5 


5 


- 7 7 


8 


8 


9 . 


4 , 
2 , 


2 


1 


2 


1 2 


3 


148 


149 


10 


10 


5 , 


6 


1 


183 , 189 , 190 , 204 , 205 , 206 , 
207 , 254 , 260 , 261, 262, 263 , 
472 , 473 , 220 , 264 . 


No. 489 / SE Chandigarh Circle Haryana P.W.D., B. & R . Branch , Chandigarh .--- Whereas the 
Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed by the Goverment at public 
expense , for the public purpose, namely , construction of link road from village Rampur Jangi 
to village Harijan Basti in Tehsil Kalka , Distt. Ambala, it is hereby declared that the land described in 
the specification below is required for the aforesaid purpose . 

This declaration is made under the provisition of section V1 of the Land Acquisition Act, 1984, to 
all whome it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the Land Acquisition 
Collector, Haryana , P.W.D., B.& R . Branch , Ambala Cantt . it is hereby directed to take order for the 
acquisition ofsaid Land , 

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D., 
B & R Branch , Ambala Cantt and Executive Engineer provisional Division , Chandigarh . 


SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Khasra Nos . 


Locality ) 
Village 


Hadbast 

No. 


Area 
in 


acres 


Ambala 


Kalka 


Rampur Jangi 


92 


0.9 


327 , 328 , 329 , 330 , 331, 332 , 333 , 
337 , 316 , 317 , 318 , 319 , 320 , 300 , 
312 , 373 , 374 , 375 , 376 , 321, 322 , 
323 , 379 , 402 , 442 , 443, 444 , 445 , 
474 , 441 , 350 , 336 , A31, 304 , 305 , 
306 , 307 , 308 , 310 , 311. 


(Sd .) 


f 


Superintending Engineer , 
Chandigarh Circle , Haryana , P.W.D., B. & R . Branch , 

Chandigarb . 


